Regd . No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


GOVIOS 


KARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 8-2017 ] CHANDIGARH , TUESDAY , FEBRUARY 21, 2017 ( PHGN 2 , 1938 SAKA ) 

हरियाणा सरकार 


PART - I 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 फरवरी, 2017 
संख्या 12 / 171-2012 - Pura / 7485-91.- पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा 
अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20 ), की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग , अधिसूचना संख्या 12 / 206-2014 - पुरा 
दिनांक 12 अगस्त 2016, के प्रतिनिर्देश से , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में , विनिर्दिष्ट 
प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को संरक्षित स्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2,3,4,5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट 
पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं : 

अनुसूची 


5454 


स्वामित्व 


विशेष कथन 


प्राचीन तथा 

पुरातत्वीय स्थलों तथा 
ऐतिहासिक संस्मारक | अवशेषों के नाम 
का नाम 


गांव / शहर का 
नाम 


तहसील तथा 
जिला का नाम 


संरक्षणाधीन शामिल किला संख्या 
किए जाने वाला सहित क्षेत्र जो 
राजस्व खसरा / किला संरक्षित किया 
संख्या 

जाना है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


होडल पलवल 


प्राचीन स्थल काची 
खेड़ा 


कनाल - मरला 


प्राचीन टीला काची 
खेड़ा 


449/66 


गढ़ी पट्टी 
( होडल ) 


39-14 


ग्राम पंचायत , | स्थल सभ्यता के 
गढ़ी पट्टी विभिन्न चरणों चित्रित 
( होडल ) धूसर - मृदभाण्ड 

( पी ० जी ० डब्ल्यू ) से 
कुषाण काल तक से 
सम्बन्धित है । 


डॉ सुमिता मिश्रा, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग । 


(171 ) 


172 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 21 , 2017 ( PHGN . 2 , 1938 SAKA ) 


[ PART I 


HARYANA GOVERNMENT 
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


Notification 


The 3rd February , 2017 
No. 12171-2012 - Pura /7485-91.— In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of Section 4 of the 
Punjab Ancient and HistoricalMonuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1964 ( Punjab Act 20 of 1964), 
and with reference to Haryana Government, Archaeology and Museums Department, notification Number 12 /206 
2014 - Pura/5454 , dated the 12th August, 2016 , the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical 
monument specified in column I of the Schedule given below to be a protected monument and archaeological site and 
remains specified in columns 2 , 3 , 4 , 5, 6 and 7 of said Schedule to be protected area : 


Ownership Remarks 


Name of Name of the 
ancient Archaeo 
Historical 

logical Site 
Monument and remains 


Name of 
Village/ City 


Name of 
Tehsil and 
district. 


Area with 
Kila number 
which is to 
be protected 


Revenue 
Khasra / 
Kila 
number 
to be 
included 
under 
protection . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


449/66 


Kanal-Marla 


Ancient 
site Kachi 
Khera 


Ancient 
Mound 
Kachi Khera 


Garhi Patti , 
(Hodal) 


Hodal, 
Palwal 


39-14 


Gram Site belongs to 
Panchayat , different 
Garhi Patti cultural phases 
(Hodal) since PGW 

(Painted 
Greyware ) to 
Kushana period . 


DR . SUMITA MISRA , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Archaeology and Museums Department. 


54975 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


